निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 ज्येष्ट 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 710 ) पटना, वृहस्पतिवार , 20 जून 2019 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 
( शुद्धि - पत्र ) 

11 जून 2019 
सं० कौन / भी - 111 / 2007 - 167 / सी - विभागीय अधिसूचना सह - पठित ज्ञापांक - 166 / सी दिनांक 
07.06. 2019 की प्रथम कंडिका " श्री अनिल कुमार तत्कालीन वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, शाहाबाद अंचल, आरा 
( सम्प्रति सेवानिवृत ) को निगरानी विभाग के गठित धावादल द्वारा दिनांक 31 .03. 2017 को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार 
किया गया " में दिनांक 31. 03.2017 के स्थान पर दिनांक 31 .03. 2007 पढ़ा जाय । 
शेष यथावत् रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

डॉ० प्रतिमा , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 710-571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


